निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 871 ) पटना , वृहस्पतिवार , 20 सितम्बर 2018 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

18 सितम्बर 2018 
सं० - एम - 4 -22 / 2015- 7062 /वि० – भारत के संविधान के अनुच्छेद 283( 2 ) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित संहिता बनाते हैं : 

1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ 
( 1 ) यह नियमावली बिहार कोषागार ( संशोधन ) संहिता, 2018 कही जा सकेगी। 

इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरत प्रवृत होगी । 

2 . बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम - 263 में संशोधन — बिहार कोषागार संहिता , 2011 
के नियम -263 के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा : 

“ परन्तु बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम , 2005 एवं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम , 
2017 के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC ) की वापसी के मामले में यह नियम लागू 
नहीं होगा । इस हेतु ITC की वापसी की देयता की समुचित जाँच कर इसकी वापसी की कार्रवाई 
प्रशासी विभाग द्वारा की जायेगी । इसके निमित्त प्रक्रिया का अवधारण वाणिज्य कर विभाग द्वारा 
किया जायेगा । ” 

3 . बिहार कोषागार संहिता , 2011 के नियम - 264 में संशोधन बिहार कोषागार संहिता, 2011 
के नियम- 264 के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा : 

“ परन्तु बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम , 2005 एवं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम , 
2017 के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट(ITC ) की वापसी के मामले में यह नियम लागू नहीं होगा। इस हेतु 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 20 सितम्बर 2018 


ITC की वापसी की देयता की समुचित जाँच कर इसकी वापसी की कार्रवाई प्रशासी विभाग द्वारा की 
जायेगी । इसके निमित्त प्रक्रिया का अवधारण वाणिज्य कर विभाग द्वारा किया जायेगा । " 

4. बिहार कोषागार संहिता , 2011 के नियम - 328( ज ) में संशोधन – बिहार कोषागार संहिता , 
2011 के नियम- 328 ( ज) में प्रयुक्त शब्द “ मूल्यवर्द्धित कर वापसी (VAT) ” के बाद शब्द “बिहार माल 
एवं सेवा कर ( GST) वापसी ” जोड़े जायेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुजाता चतुर्वेदी , 

प्रधान सचिव । 
The 18th September 2018 
No .- M - 4 - 22 / 2015 - 7062 / F _ In exercise of the powers conferred under Article 283 ( 2 ) of the 
Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend 
theBihar Treasury code, 2011: 

1. Short titleand commencement 
( 1) Thesemay be called The Bihar Treasury (Amendment) Code, 2018 . 
( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( 3 ) It shall come into force at once . 

2 . Amendment in Rule - 263 of the Bihar Treasury Code, 2011 — The following proviso 
shall be added after Rule 263 of the Bihar Treasury Code , 2011 : 

" Provided that, this Rule shall not be applicable to the matter of refund of Input Tax Credit 
under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and the Bihar Goods & Services Tax Act, 2017 . After 
proper examinationof the liability of ITC refund , action of its refund shall be taken by the 
administrative department. For this purpose , the determination of procedure will be made by the 
Commercial Tax Department." 

3 . Amendment in Rule - 264 of the Bihar Treasury Code, 2011 — The following proviso 
shall be added after Rule 264 of the Bihar Treasury Code, 2011 : 

" Provided that, this Rule shall not be applicable to the matter of refund of Input Tax Credit 
under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and the Bihar Goods & Services Tax Act, 2017 . After 
proper examination of the liability of ITC refund, action of its refund shall be taken by the 
administrative department. For this purpose , the determination of procedure will be made by the 
Commercial Tax Department." 

4 . Amendment in Rule - 328 ( g ) in the Bihar Treasury Code , 2011 — The words " Bihar 
Goods & Services Tax (GST) Refund " shall be added after the words " VAT refund " used in the Rule 
328 ( g ) of Bihar Treasury Code, 2011 . 

By order of the Governor of Bihar, 
SUJATA CHATURVEDI, 

Principal Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 871 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


